निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 657 ) पटना , सोमवार , 16 जुलाई 2018 


सं० टी 2 / नामांकन - 25 / 2007 - 1548 

श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण ( प्रशिक्षण पक्ष ), बिहार, पटना । 


संकल्प 

6 जुलाई 2018 
विषय: - राज्य प्रतिभा सम्मान योजनान्तर्गत राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मेधावी छात्रों / 

कर्मचारियों / पदाधिकारियों को पुरस्कार तथा पी0 पी0 पी0 योजना के तहत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थानों में से सर्वश्रेष्ठ संस्थान को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में । 

श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को 
व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रति लगन एवं उत्साह उत्पन्न करने तथा प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के 
उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है । साथ ही 
साथ सर्वश्रेष्ठ अनुदेशक, सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ पी० पी० पी० योजना के तहत संचालित आई0 टी0 आई0 को 
प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । 

2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जायेगा तथा 
प्रत्येक वर्ष 01 से 08 जुलाई तक Skill Fiesta मनाया जायेगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों 
द्वारा तैयार किया गया मॉडल जॉब प्रदर्शित किया जायेगा । 

3. मॉडल जॉब तथा उनके जॉब संबंधी अन्तर्वीक्षा के आधार पर श्रेष्ठ मॉडल एवं उन्हें बनाने वाले 
प्रशिक्षणार्थी समूह का चयन किया जायेगा । 

• चयनित छात्र समूहों को निम्नानुसार राषि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी 
( क ) सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी समूह 

रू0 15,000 / - ( पन्द्रह हजार ) 
( ख ) द्वितीय स्थान प्राप्त प्रशिक्षणार्थी समूह 

रू0 12,000 / - ( बारह हजार ) 
( ग ) तृतीय स्थान प्राप्त प्रशिक्षणार्थी समूह 

रू0 9, 000 / - ( नौ हजार) 
( घ ) सान्तवना पुरस्कार 

- रू0 3,000 / - (तीन हजार) 
(10 प्रशिक्षणार्थी समूह को अलग - अलग मॉडल के लिये) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 जुलाई 2018 


- 


4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र / छात्राओं को किसी प्रकार के विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरान्त मॉडल 
जॉब तथा उनके जॉब संबंधी अन्तर्वीक्षा के आधार पर श्रेष्ठ मॉडल एवं उन्हें बनाने वाले प्रशिक्षणार्थी समूह का चयन 
किया जायेगा । यह पुस्कार हर विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये अलग - अलग दिया जायेगा । 

चयनित छात्र समूहों को निम्नानुसार राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी 
( क ) सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी, विशिष्ट प्रशिक्षण 

- रू0 15,000 / - ( पन्द्रह हजार ) 
( ख ) द्वितीय स्थान प्राप्त प्रशिक्षणार्थी, विशिष्ट प्रशिक्षण - रू0 12, 000 / - (बारह हजार ) 
( ग ) तृतीय स्थान प्राप्त प्रशिक्षणार्थी, विशिष्ट प्रशिक्षण रू0 9,000 / - ( नौ हजार ) 
( घ ) सान्तवना पुरस्कार, विशिष्ट प्रशिक्षण 

रू0 3,000 / - ( तीन हजार ) 
( 03 प्रशिक्षणार्थी के लिये) 
5. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य एवं अनुदेशकों का चयन उनके 
द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों एवं अन्तर्वीक्षा के आधार पर किया जायेगा । 

सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य एवं अनुदेशकों को निम्नानुसार राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी 
( क ) सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य 

रू0 25,000 / - ( पच्चीस हजार ) 
( ख ) सर्वश्रेष्ठ उप प्राचार्य 

रू0 21 ,000 / - ( इक्कीस हजार ) 
( ग ) सर्वश्रेष्ठ अनुदेशक 

रू0 11,000 / - (ग्यारह हजार ) 
(15 व्यवसाय तक एवं प्रत्येक व्यवसाय के लिये एक ) 
6. सर्वश्रेष्ठ पी० पी० पी० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का चयन उनके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर 
किया जाएगा । 

सर्वश्रेष्ठ पी0 पी0 पी0 संस्थान को निम्नानुसार राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी 
सर्वश्रेष्ठ पी0 पी0 पी0 संस्थान - रू0 1, 00 , 000 / - ( एक लाख ) 
सर्वश्रेष्ठ पी० पी० पी० संस्थानों के लिये अधिकतम 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया 
जा सकता है । एक से अधिक पी0 पी0 पी0 संस्थानों के चयन की स्थिति में पुरस्कार की राशि 
प्रत्येक संस्थान के लिये रू0 75,000 / - ( पचहत्तर हजार) होगी । 
( प्राप्त राशि संस्थान के आई० एम0 सी0 खाते में रखी जायेगी एवं इसका व्यय संस्थान प्रबंधन 

समिति की अनुशंसा पर की जाएगी ) 
7. पुरस्कार की अनुशंसा हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है 
( क ) निदेशक , नियोजन एवं प्रशिक्षण , बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
( ख ) संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
( ग ) मुख्य कारखाना निरीक्षक , बिहार, पटना 

सदस्य 
( घ ) संयुक्त निदेशक / उप निदेशक ( परीक्षा / प्रशिक्षण ), बिहार, पटना 

सदस्य 
( ड ) उप निदेशक प्रशिक्षण / सहायक निदेशक प्रशिक्षण (मुख्यालय विषय प्रभारी) - सदस्य 
( च ) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (निदेशक द्वारा नामित ) 

सदस्य 
( छ) सहायक निदेशक (परीक्षा), बिहार, पटना 

सदस्य सचिव 
8. उक्त समिति का कार्यकाल तीन वर्षों के लिये अथवा तब तक के लिये जब तक कि इसे पुनर्गठित न 
किया जाए अथवा पुनर्गठित होने तक होगा । सरकार बिना कारण बताए समिति को कभी भी विघटित कर सकती है । 

9. उक्त समिति की बैठक में कम से कम चार सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है , जिसमें अध्यक्ष की 
उपस्थिति आवश्यक होगी । 

____ 10. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा परन्तु वर्ष 2018 के कौशल दिवस के लिये निदेशक , नियोजन 
एव प्रशिक्षण के द्वारा उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा । उपरोक्त 
राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2230 श्रम , रोजगार और कौशल विकास , उपमुख्य शीर्ष 03 - प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003 
शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उप शीर्ष 0005 - मुख्यालय स्थापना विपत्र कोड - 26 - 2230030030005 में विषय 
शीर्ष 0005.05.01 पुरस्कार से विकलनीय होगा । 

11. पूर्व में पुरस्कार संबंधी निर्गत संकल्प / आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ । सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को 
प्रकाशित किया जाय और सभी सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 657 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


